शासन 


छत्तास 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 358 ] 


रायपुर , गुरुवार, दिनांक 20 सितम्बर 2018 - भाद्रपद 29, शक 1940 


- 


कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , अटल नगर, रायपुर 


अटल नगर, दिनांक 20 सितम्बर 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक 6666 / एफ - 04 -35 / वि./ 2018 / 14-2. – राज्य शासन, एतद्द्वारा साग- सब्जी, फल, फूल उत्पादक कृषकों के समग्र उत्थान एवं उनके 
समस्याओं के निराकरण हेतु “ छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड " का गठन करती है. छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड के संचालक मंडल में निम्नानुसार अध्यक्ष एवं 
सदस्य होंगे : 


( 1 ) 


(2 ) 

( 3 ) 
राज्य शासन द्वारा नामांकित 

अध्यक्ष 
राज्य शासन द्वारा नामांकित (पाँच ) अशासकीय सदस्य 

सदस्य 
कृषि उत्पादन आयुक्त, छ. ग. शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि (उप सचिव या सदस्य 
उससे उच्चतर स्तर का ) 
सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा नामांकित अधिकारी ( उप सचिव या उससे उच्चतर स्तर का ) । सदस्य 
सचिव , छ. ग. शासन, ऊर्जाविभाग द्वारा नामांकित अधिकारी ( उप सचिव या उससे उच्चतर स्तर का ) सदस्य 
संचालक , वाणिज्य एवं उद्योग या उनके नामांकित प्रतिनिधि 

सदस्य 
संचालक कृषि 

सदस्य 
संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी 

सदस्य 
प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड 

सदस्य 
उप संचालक कृषि/ उद्यानिकी 

सदस्य सचिव 


10 


छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षहोगा. 
बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित होंगे . अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जा सकेगी. 
बोर्ड की नियम एवं शर्तेपृथक से जारी किये जायेंगे. 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के. सी . पैकरा, संयुक्त सचिव . 
715 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


